निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 534 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
18 मार्च 2013 


सं0 22 / नि०सि० (पू0 ) - 01 - 07 / 2011 / 360 — श्री राजीव रंजन प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता , 
सिंचाई प्रमण्डल, बनमंखी द्वारा दिनांक 10.5. 11 से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 
रहने, मोबाइल बन्द रखने के कारण प्रमण्डल के पुनर्स्थापन कार्यो की समीक्षा नहीं होने एवं उच्च न्यायालय में लंबित 
मामले पर कार्रवाई नहीं होने से संबंधित मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त बरती 
जा रही अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही के लिए विभागीय पत्रांक 806 दिनांक 6.7. 11 द्वारा श्री प्रसाद से 
स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त पाया गया कि 
कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी के लिए बिना किसी आवेदन और सूचना के मोबाइल स्वीच ऑफ रखकर 
कार्यालय और अपने वरीय पदाधिकारी की जानकारी के वगैर अनुपस्थित रहना गैर जिम्मेदाराना और अनुशासनहीनता 
का परिचायक है । 

अतः श्री राजीव रंजन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध बिना सूचना के दिनांक 10.5.11 से 
19.5.11 तक मुख्यालय तथा कार्यालय से अनुपस्थित रहने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने, सरकारी कार्यों के प्रति 
लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा 
लिया गया है: 

(1 ) "निन्दन " वर्ष 2011 - 12 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2013 
सरकार का उक्त निर्णय श्री राजीव रंजन प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, बनमंखी 
को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 534 - 571 +10- डी0टी0पी01 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


